128 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 27 , 1981 (MAGHA 7, 1902 SAKA ) 


[ PARTI 


COOPERATION DEPARTMENT 

The 21st January , 1981 
No. 169 -C1-81 2327. - Shri Rutan Singh . Assistant Resistrar and Shri Suraj Bhan , Statistical 
Orficer, Cooperative Societies, who appeared in the Departmental examination in accounts held in 
the month of October, 1980 , have qualified in the said exainination . 

H. L. THUKRAL , Under Secy . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


, 


दिनांक 5 जनवरी , 1981 
क्रमांक 2313 - ज- I - 80/298.-- श्री काला सिंह, पुत्र श्री जवाला सिंह, गांव पजोड़ी ,, तहसील नारायणगढ़ , जिला अम्बाला 
की दिनांक 14 मई , 1979 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 
4 एवं 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री काला सिंह को मुब्लिग 150 
रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 157 68- जे - एन -11-66/ 18990, दिनांक 8 सितम्बर , 
1966 तथा 5041 - आर- III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारामंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती सन्त कौर 
के नाम खरीफ , 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के 
अन्तगर्त प्रदान करते हैं । 

दिनांक 5 जनवरी, 1981 
क्रमांक 2385 - ज ( I) -80/456.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री ईशवर सिंह, पुन श्री धोरु राम , गांव कालूवास , तहसील रिवाड़ी , जिला नारनौल , को 
खरीफ़ , 1974 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 2311- ज ( 1)-80/ 460. - पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ५ ) ( 1 ए) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बच्चितर सिंह, पुत्र श्री जोवन सिंह , गांव जटवाड़, तहसील नारायणगढ़ , बिला 
अम्बाला , को रबी . 

1973 से बरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली 
युट जागीर सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 2299 - ज ( I ) -80/ 464-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ), की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग 
करते 

हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गई फसल तथा राशि 
एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


- 


क्रमांक 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल / वर्ष जव से 


वार्षिक राशि 


जागीर दी गई 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


bed 


रुपये 
150 


भिवानी 


बुधसली 


लोहारु 


श्री हीरा राम , पुन 
श्री मेघा राम 


300 


रवी , 1973 से 
खरीफ, 1979 तक 

रबी , 1980 से 
रबी , 1975 से 
खरीफ , 1979 तक 
रवी, 1980 से 


2 


भिवानी 


बिलावल 


दादरी 


150 


श्रीमतो भूला देवी ,विधवा श्री 

बिरखा राम 


300 


रघुनाथ जोशी, 


विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


